निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 733 ) पटना , वृहस्पतिवार , 26 अगस्त 2021 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

( शुद्धि पत्र ) 

18 अगस्त 2021 
सं ० 06 / पणन ( स ० ) 135/13 खंड ii - 2181- विभागीय अधिसूचना सं0- 1180 दिनांक 13.03.2020 द्वारा 
बिहार राज्य भंडार निगम , पटना के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में क्रमांक -03 द्वारा मनोनित अपर सचिव , 
सहकारिता विभाग , बिहार , पटना के स्थान पर वरीयतम पदाधिकारी ( अपर सचिव / संयुक्त सचिव ) , सहकारिता विभाग , 
बिहार , पटना पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपात के आदेश से , 

ऋचा कमल , 
सरकार के उप - सचिव । 


2 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 733-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


